रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


SES 


iimula 


PRG 


Ans: 

ANDIT 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 23 , 2018 / चैत्र 2 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY , MARCH 23, 2018 /CHAITRA 2, 1940 


सं . 97] 
No. 97 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ) 

जॉच समाप्ति आदेश 
नई दिल्ली , 23 मार्च, 2018 

प्रकरण सं . ओआई- 33 / 2017 
विषय : चीन जन. गण., मलेशिया और ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सोलर सेलों चाहें माड्यूल या 

पैनलों में या ग्लास या अन्य उपयुक्त सबस्ट्रेटस में पूर्णत : या आंशिक रूप से एसेम्बल्ड हों या नहीं, के 
आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच 

सं . 6/ 30/2017 -डीजीएडी . - समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (जिसे आगे 
अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय- समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर 
पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है ) 
को ध्यान में रखते हुए, मै; इंडियन सोलर मेन्युफैकचरर्स एसोसिएशन (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने मै . 
इंडो सोलर लि ., मै. ज्यूपिटर सोलर पावर लि ., मै . ज्यूपिटर इंटरनेशनल लि . और मै . वेबसोलएनर्जी सिस्टम्स लि . की ओर से 
संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन 
दायर किया है जिसमें चीन जन . गण ., मलेशिया और ताइवान ( जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से 
निर्यातित सोलर सेलों चाहें माड्यूल या पैनलों में या ग्लास या अन्य उपयुक्त सबस्ट्रेटस में पूर्णत : या आंशिक रूप से एसेम्बल्ड 
हों या नहीं, (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु 
के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाते हुए पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और उक्त आयातों 
पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है । 
2. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 5 के उप -नियम (5) के अनुसार जाँच की शुरूआत करने से पहले पाटनरोधी 
आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया । 


1754 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित 
दिनांक 21 .07. 2017 की अधिसूचना सं . 6/ 30/ 2017 -डीजीएडी द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जिसमें 
पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन की मौजूदगी , मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और 
पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त 
करने के लिए पर्याप्त होगी , के लिए संबद्ध पाटनरोधी जाँच की शुरूआत की गई थी । 
4 . प्राधिकारी ने अप्रैल, 2016 से जून, 2017 (15 महीने) को विश्लेषण करने के लिए पीओआई (जॉच अवधि ) के रूप में 
लिया है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृतियों की जाँच के लिए अप्रैल 2013 – मार्च, 2014, अप्रैल 2014 – मार्च, 2015, 
अप्रैल 2015 – मार्च, 2016 और जाँच अवधि को शामिल किया गया है । 
5. और यत : आवेदक द्वारा आवेदन में प्रदत्त द्वितीयक स्रोतों ( इम्पेक्स स्टेटिसटिक्स सर्विसेस ) के अनुसार आयात सूचना पर 
प्राधिकारी द्वारा जाँच शुरूआत के समय भरोसा किया गया है। तथापि , बाद में जाँच के दौरान , प्राधिकारी ने पीओआई और 
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा -वार 
आयात आकड़ों पर भरोसा किया गया है । 
6. जाँच शुरूआत के बाद, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6( 2) के अनुसार आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के 
अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों , संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों /निर्यातकों, ज्ञात आयातकों /प्रयोक्ताओं और घरेलू 
उद्योग को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजी और उनसे जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिनों के 
भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया । जहां आवश्यक हों ऐसे अनुरोधों को दायर करने के लिए 
आवश्यक विस्तार भी प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए । 
7. प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 6( 3 ) के अनुरूप संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के 
दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपलब्ध कराई थी । आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध 
पक्षकार को भी दी गई । भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी उनके देशों के निर्यातकों / उत्पादकों को विहित समय- सीमा के 
भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया । 
8. जांच की शुरूआत के बाद तथा 17 . 08. 2017 को संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों /निर्यातकों को यह सूचित किया गया था 
कि संगत सूचना सेल , मॉड्यूल और थिन फिल्म के लिए अलग - अलग दी जानी चाहिए तथा यह कि माप की यूनिट वाट होनी 
चाहिए। 
9. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6( 4) के अनुसार संबद्ध देशों में 24 ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को संगत 
सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी । 
10. अधिसूचना की शुरूआत और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के 155 निर्यातकों/ उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर 
दायर कर प्राधिकारी को उत्तर दिए हैं । चीन जन गण से भी 19 उत्पादकों /निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर का दावा 
करने के लिए पूरक प्रश्नावलियां दायर कीं । 
11. आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के 25 ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावलियां भेजी गई 
थीं । 5 आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर करते हुए उत्तर दिया । 
12. अधिसंख्य उत्पादकों /निर्यातकों , विशेष रूप से चीन जन गण और ताइवान से , के उत्तरों के मद्देनजर प्राधिकारी ने 
पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 ( 3) में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्यातकों की सैंपलिंग के लिए प्रक्रिया अपनाई । 
तदनुसार, उत्पादकों /निर्यातकों की सैंपलिंग संबद्ध देशों से उत्तरदाता पक्षकारों द्वारा निर्यातों की मात्रा की अधिकतम 
प्रतिशतता के आधार पर की गई थी और उसके बारे में हितबद्ध पक्षकारों को 26. 09. 2017 को सूचित कर दिया गया था । 
चूंकि , मलेशिया से केवल पांच पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए थे, अतः मलेशियाई उत्पादकों /निर्यातकों 
के लिए कोई सैंपलिंग नहीं की गई थी । 
13. जबकि हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा की गई सैंपलिंग के संबंध में उनकी टिप्पणियां पेश करने के लिए 5 
दिन का समय दिया गया था । हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने पर और हितबद्ध पक्षकारों के विचार/टिप्पणियों को 
ध्यान में रखने के बाद प्राधिकारी द्वारा चुने गए अंतिम सैंपल निम्नलिखित थेः 


देश 


उत्पादक 


निर्यातक 


चीन जन गण ट्रिना सोलर ग्रुप 


| चांगजोऊ ट्रिना सोलर एनर्जी कं . 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


चांगजोऊ ट्रिना सोलर एनर्जी कं . लि ., 


लि ., चीन 


चीन 


ट्रिना सोलर ( हेफेई) साइंस एंड टेक्नोलॉजी 
कं . लि ., चीन 


ट्रिना सोलर एनर्जी डेवलेपमेंट 
पीटीई. लि ., सिंगापुर 


तुलुफान ट्रिना सोलर कं . एनर्जी कं . लि ., 
चीन 


ट्रिना सोलर (हेफेई) साइंस एंड 
टैक्नोलॉजी कं . लि ., चीन 


ट्रिना सोलर ( चांगझोऊ ) साइंस एंड 
टैक्नोलॉजी कं . लि ., चीन 


ट्रिना सोलर ( चांगझोऊ ) साइंस एंड 
टैक्नोलॉजी कं . लि ., चीन 


चांगझोऊ ट्रिना यबांग सोलर एनर्जी 
कं . लि ., चीन 
यानचेंग ट्रिना सोलर एनर्जी 
टैक्नोलॉजी कं . लि ., चीन 


चीन जन गण 


चांगझोऊ ट्रिना यबांग सोलर एनर्जी कं . 
लि ., चीन 
यानचेंग ट्रिना सोलर एनर्जी टैक्नोलॉजी 
कं . लि ., चीन 
कनाडियन सोलर ग्रुप 
कनाडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग ( चांग्शु ) 
इंक 
कनाडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग 
(लुओयांग ) इंक 


कनाडियन सोलर ग्रुप 
कनाडियन सोलर इंटरनेशनल 
लिमिटेड 


सीएसआई सोलर पावर ग्रुप कं . लि . 
सीएसआई सोलर पावर ( चीन ) इंक . 
जेए सोलर ग्रुप- मॉड्यूल्स 
हेफेई जेए सोलर टैक्नोलॉजी 


| चीन जन गण 


जेए सोलर ग्रुप- मॉड्यूल्स 
हेफेई जेए सोलर टैक्नोलॉजी 


शंघाई जेए सोलर टैक्नोलॉजी कं . लि . 


चीन जन गण राइजेन एनर्जी कं . लि . 


चीन जन गण हनवा क्यू सेल्स (किडोंग) कं . लि . 
चीन जन गण टोंगवी सोलर ( हेफेई ) कं . लि . 
चीन जन गण लुओयांग सनटेक पावर कं . लि . 
चीन जन गण हेंगदियान ग्रुप डीएमईजीसी मैग्नोटिक्स कं . लि . 


शंघाई जेए सोलर टैक्नोलॉजी कं . लि 
जेए सोलर हांगकांग लि . 
जेए सोलर इंटरनेशनल लिमिटेड 
क्लीनटेक एनर्जी कारपोरेशन 
पीटीई. लि . 
राइजेन एनर्जी कं . लि . और राइजेन 
एनर्जी ( हांगकांग ) कं . लि . 
ट्रिनेरी ग्लोबल , सिंगापुर 
| टोंगवी सोलर (हेफेई) कं. लि . 
लुओयांग सनटेक पावर कं . लि . 
हेंगदियान ग्रुप डीएमईजीसी 
मैग्नोटिक्स कं . लि . 
जियांग्सू शुनफेंग फोटोवोल्टेक 
टैक्नोलॉजी कं . लि . 
एनआईसीई सन पीवी कं . लि . 


चीन जन गण जियांग्सू शुनपेंग फोटोवोल्टेक टैक्नोलॉजी कं . लि . 


चीन जन गण एनआईसीई सन पीवी कं . लि . 


ताइवान 


सोलरटेक एनर्जी कारपोरेशन 


सोलरटेक एनर्जी कारपोरेशन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


ताइवान 


मोटेक इंडस्ट्रीज इंक . 


मोटेक इंडस्ट्रीज इंक . 


मलेशिया 


फर्स्ट सोलर मलेशिया एसडीएन . बीएचडी 


जिंको सोलर ग्रुप - मॉड्यूल 


मलेशिया 


| टीएस सोलर टेक एसडीएन बीएचडी . 


फर्स्ट सोलर एफई होल्डिंग पीटीई 
लि ., सिंगापुर 
जिंको सोलर टैक्नोलॉजी एसडीएन . 
बीएचडी 
टीएस सोलर टेक एसडीएन 
बीएचडी . 
पैनासोनिक एनर्जी मलेशिया 
एसडीएन बीएचडी 
जेए सोलर मलेशिया एसडीएन 
बीएचडी 


मलेशिया 


पैनासोनिक एनर्जी मलेशिया एसडीएन बीएचडी 


मलेशिया 


जेए सोलर ग्रुप - सेल्स 
जेए सोलर मलेशिया एसडीएन बीएचडी 


शंघाई जेए सोलर टैक्नोलॉजी कं. लि . 


14. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रुपांतर को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा 
निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया । 
15. प्राधिकारी ने निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों के आंकड़ों का स्थल सत्यापन किया । 
क . ट्रिना सोलर ग्रुप, चीन के सभी उत्पादक /निर्यातक 

जे ए सोलर ग्रुप , चीन के सभी उत्पादक /निर्यातक 
ग . हनवा क्यू सेल्स (किडोंग ) कं . लि ., चीन 
घ . ट्रिनेरी ग्लोबल , सिंगापुर 

टोंग्वेई सोलर (हेफेई) कं . लि . 
च . सभी प्रतिवादी मलेशियाई उत्पादक /निर्यातक 
16. शेष सैंपल किए गएनिर्यातकों के संबंध में आकड़ा सत्यापन तालिका अध्ययन के माध्यम से किया गया था । 
17. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6( 6) के अनुसार , सभी हितबद्ध पक्षकारों को 12. 12. 2017 को आयोजित 
मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए । मौखिक सुनवाई में भाग लेने 
वाले सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे लिखित रूप में अपने अनुरोध दायर करें और प्रत्युत्तर भी दें तथा उन 
अनुरोधों पर विचार भी किया गया है। ऐसे अनुरोधों पर भी प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया । 
18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अपने निर्णायक चरण तक पहुंच गया है और सभी को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब , 
जब सभी इच्छुक पार्टियों को प्रकटीकरण वक्तव्य जारी किया जाने वाला था तो मैसर्स इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरेशन 
एसोसिएशन, जो आवेदक घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व कर रहा था , ने मौजूदा जांच को खत्म करने का अनुरोध किया है । 
19. मौजूदा जांच को समाप्त करने का अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.2. 2018 द्वारा एंटी डंपिंग नियम 
14(क) के तहत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों का हवाला दिया गया है: 

क. जांच की शुरूआत के बाद पाटन के कारण भारतीय उत्पादकों को हो रही क्षति अत्यधिक बढ़ गई है । 
ख. जांच की अवधि के लिए दावा की गई क्षति इस बढ़ी हुई क्षति की स्थिति को पूर्णतः नहीं दर्शाती और सर्वाधिक हाल 

के आंकड़ों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हो रही वर्तमान में उस भारी क्षति को रिकार्ड में लाना अनिवार्य 

होगा । 
ग . संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में कीमतों में और कमी होने के कारण उनमें हाल की अवधि में काफी 
___ वृद्धि हुई है। 
घ . साथ ही , एक बड़ा उत्पादक (एमपीवीएसएल ) है जिन्होंने निर्धारित जांच की अवधि के बाद उत्पादन आरंभ किया 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ङ . एक और उत्पादक के आंकड़े तथा हाल की अवधि के लिए भी ऐसी संभावना है कि वे हमारे क्षति के दावों को और 

सुदृढ़ करें । 
20. प्राधिकारी निम्नलिखित रूप में पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(क ) को नोट करते हैं । 

14. जांच को रद्द करना - निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल ही किसी जांच को रद्द 
करेंगे, यदि 


(क ) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जांच की शुरूआत की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए 

लिखित में अनुरोध प्राप्त होता है । 
21. तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका को समाप्त करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए कारण तथ्यों से 

परे हैं । यह नोट किया जाता है कि प्रत्येक उद्योग गतिशील बाजार दशाओं में कार्य करता है और यह कि क्षति की 
स्थिति में दैनिक आधार पर बदलाव होता है और इसलिए केवल याचिकाकर्ताविशेष के लिए यह विचित्र बात नहीं 
है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रत्येक जांच में घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो , जाँच की प्रक्रिया के 
दौरान परिवर्तन के अधीन होती है। अत: प्राधिकारी नोट करते है कि यदि याचिकाकाएं जाँच की प्रक्रिया के दौरान 
याचिकाकर्ताओं को क्षति में बदलाव के कारण वापस लिया जाना आरंभ हो गईं तो यह पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति 

होगी। इसलिए प्राधिकारी दोहराते हैं कि याचिका को वापस लिए जाने के कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं । 
22 . तथापि प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि तथापि नियम 14 ( क ) एक बार घरेलू उद्योग द्वारा जॉच को समाप्त करने के 
लिखित अनुरोध किए जाने पर जॉच को समाप्त करने के मामले में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं देता है । 

23. तदनुसार , प्राधिकारी आवेदक के अनुरोध और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14( क ) के मद्देनजर 
उपर्युक्तानुसार एतदद्वारा अधिसूचना संख्या 6/ 30/ 2017 -डीजीएडी द्वारा दिनांक 21 . 7. 2017 को शुरू की गई चीन जन गण , 
ताइवान और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " सोलर सेल, चाहे मॉडलों अथवा पैनलों अथवा ग्लास पर अथवा 
कुछ अन्य उपयुक्त तत्वों में असेंबल किए गए हों अथवा नहीं " के आयातों के संबंध में वर्तमान पाटनरोधी जांच को रद्द करते हैं । 

सुनील कुमार , अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES ) 

TERMINATION ORDER 
New Delhi, the 23rd March , 2018 

Case No. OI - 33/ 2017 
Subject : Antidumping investigation concerning imports of Solar Cells whether or not assembled 

partially or fully in Modules or Panels or on glass or some other suitable substrates 
originating in or exported from China PR ,Malaysia and Taiwan . 


No. 6 / 30/ 2017 - DGAD . — Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time 
to time (hereinafter also referred to as the Act ) and the Customs Tariff (Identification , Assessment 
and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 
1995 , as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules ) thereof, M / s Indian 
Solar Manufactures Association (hereinafter referred to as “ the petitioner” or “ the applicant” ) had 
filed an application on behalf of M /s Indosolar Ltd , M /s Jupiter Solar Power Limited , M /s Jupiter 
International Ltd . and M /s Websol Energy Systems Ltd before the Designated Authority (hereinafter 
also referred to as the Authority ) in accordance with the Act and Rule supra for initiation of anti 
dumping investigation and imposition of anti - dumping duties concerning imports of “ Solar Cells 
whether or not assembled partially or fully in modules or Panels or on glass or some other suitable 
substrates” (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration ), 
originating in or exported from China PR , Taiwan and Malaysia (hereinafter also referred to as the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


subject countries) alleging dumping of subject goods from subject countries and consequent injury 
to the domestic industry . 


2. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the 

anti -dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with 

sub - rule (5 ) of rule 5 supra . 
3 . The Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a 

public notice vide Notification No.6 / 30 /2017 -DGAD dated 21.07.2017 , published in the 
Gazette of India, Extraordinary , initiating the subject anti -dumping investigation in 
accordance with the Rule 5 of the AD Rules , to determine the existence , degree and effect of 
the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty , which , if levied , 

would be adequate to remove the injury to the domestic industry . 
4 . The Authority considered 1st April, 2016 to June 2017 (15 months) as the POI (Period of 

Investigation ) to undertake analysis . For the examination of trends , in the context of injury 
analysis , the periods covered included Apr’ 13 -Mar’ 14 , Apr ’ 14 -Mar 15 , Apr 15 -Mar’ 16 and 

the period of investigation . 
5 . And whereas, the import information as per secondary sources ( Impex Statistics Services ) 

provided in the application by the applicant was relied upon at the initiation stage by the 
Authority . However, subsequently during the investigation , the Authority relied upon the 
transaction wise import data obtained from DGCI& S , for determining the volume and value 

of import of subject goods for the POI and previous years. 
6 . The Authority post- initiation sent copies of the initiation notification to the embassies of the 

subject countries in India, known producers /exporters from the subject countries, known 
importers/ users and the domestic industry as per the addresses made available by the 
applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the 
initiation notification as per Rule 6 (2 ) of the AD Rules . Necessary extensions to file such 

submissions wherever warranted was also granted by the Authority . 
7 . The Authority provided copies of the non -confidential version of the application to the 

known producers/ exporters and to the embassy of the subject countries in India in 
accordance with Rule 6 ( 3 ) of the Rules supra . A copy of the application was also provided to 
other interested parties, wherever requested . The embassies of the subject countries in India 
were also requested to advise the exporters/ producers from their countries to respond to the 

questionnaire within the prescribed time limit. 
8 . Subsequent to initiation and on 17 .8 .2017 , it was communicated to all the 

producers/ exporters of the subject goods that the relevant information should be provided 

separately for Cell , Module and Thin Film and that the unit ofmeasurement should be Watt. 
9 . The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to 24 known 

producers/exporters in subject countries in accordance with Rule 6 (4 ) of the AD Rules; 
10 . In response to the initiation notification and intimation , 155 exporters / producers from 

subject countries have responded to the Authority by filing Exporter s Questionnaire 
Response . 19 producer /exporters from China PR also filed Supplementary Questionnaires to 

claim Market Economy status; 
11 . Questionnaires were also sent to 25 known importers / users of subject goods in India calling 

for necessary information . 5 importers/users responded by filing Importer Questionnaire 

responses ; 
12 . In view of the responses from large number of producers/exporters, especially from China 

PR and Taiwan , the Authority adopted the procedure for sampling of exporters as provided 
in Rule 17 (3 ) of the AD Rules. Accordingly, sampling of producers/exporters was done 
based on the largest percentage of volume of exports by the responding parties from the 
subject countries and the same was communicated to the interested parties on 26 . 9. 2017 . 


[ 411 I - Dous 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Since only five parties from Malaysia had filed the EQ Responses, no sampling was done for 
Malaysian producers/ exporters. 


13 . Interested parties were provided 5 days time to offer their comments on the sampling done 

by the Authority . On receipt of comments from the interested parties and after taking into 
account the observations/comments of the interested parties, the final sample selected by the 
Authority was as under : 


Country 


Producer 


China PR 


Trina Solar Group 


Exporter 

Changzou Trina Solar Energy Co., Ltd ., 
China 


Changzou Trina Solar Energy 
Co., Ltd ., China 
Trina Solar ( Hefei) Science and Technology Co., Ltd ., 
China 


Trina Solar Energy Development Pte. Ltd ., 
Singapore 


Trina Solar (Hefei) Science and 
Technology Co., Ltd ., China 


Trina Solar (Changzhou ) Science & 
Technology Co., Ltd ., China 


Tulufan Trina Solar Co., 
Energy Co, Ltd ., China 
Trina Solar (Changzhou ) Science 
& Technology Co ., Ltd., China 
Changzhou Trina Yabang Solar 
Energy Co., Ltd., China 
Yancheng Trina Solar Energy 
Technology Co ., Ltd ., China 
Canadian Solar Group 
Canadian Solar Manufacturing 
(Changshu ) Inc 
Canadian Solar Manufacturing 
(Luoyang ) Inc 


Changzhou Trina Yabang Solar Energy 
Co ., Ltd ., China 

Yancheng Trina Solar Energy Technology 
Co., Ltd ., China 


China PR 


Canadian Solar Group 


Canadian Solar International 
Limited 


CSI Solar Power Group Co.,ltd 
CSI Solar Power (China) Inc. 
JA Solar Group - Modules 
Hefei JA Solar Technology 


China PR 


JA Solar Group - Modules 
Hefei JA Solar Technology 
Shanghai JA Solar Technology 


Co., Ltd 


Shanghai JA Solar Technology 
Co., Ltd 
JA Solar HongKong Ltd 
JA Solar International Limited 
Cleantech Energy Corporation 
Pte.LTD 


China PR 


Risen Energy Co., Ltd . 


Risen Energy Co., Ltd and 
Risen Energy (HongKong) Co., Limited. 


China PR 


Hanwha Q Cells (Qidong) Co. Ltd . 


Trienery Global Singapore 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


China PR 


Tongwei Solar (Hefei) Co ., Ltd 


Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd 


China PR 


Luoyang Suntech Power Co., Ltd . 


Luoyang Suntech Power Co ., Ltd . 


China PR 


Hengdian Group DMEGC Magnetics Co ., Ltd 


Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd 


China PR 


Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co ., Ltd . 


Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology 
Co., Ltd 


China PR 


NICE Sun PV Co.,Ltd . 


NICE Sun PV Co., Ltd . 


Taiwan 


Solartech Energy Corporation 


Solartech Energy Corporation 


Taiwan 


Motech Industries Inc . 


Motech Industries Inc . 


Malaysia 


First Solar Malaysia Sdn . Bhd 


First Solar FE Holding Pte Ltd Singapore . 


Malaysia 


Jinko Solar Group - Module 


Jinko Solar Technology Sdn . Bhd 


Malaysia 


TS Solar tech Sdn Bhd . 


TS Solar tech Sdn Bhd . 


Malaysia 


Panasonic Energy Malaysia Sdn Bhd 


Panasonic Energy Malaysia Sdn Bhd 


Malaysia 


JA Solar Malaysia Sdn Bhd 


JA Solar Group - Cells 
JA Solar Malaysia Sdn Bhd 


Shanghai JA Solar Technology 
Co., Ltd 


14 . The Authority made available non -confidential version of the evidences presented by various 

interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties . 
15 . The Authority conducted onsite verification of data of following sampled exporters/producers : 

a ) All producers/exporters of Trina Solar Group , China 
b ) All producers/exporters of J A Solar Group , China 
c ) Hanwha Q Cells (Qidong) Co. Ltd ., China 
d ) Trienery Global Singapore 
e) Tongwei Solar (Hefei) Co., Ltd 
f) All responding Malaysian producers/exporters 


16 . The data verification in respect of remaining sampled exporters was carried out by way of table 

study . 
17 . The Authority , in accordance with Rule 6 (6 ) of the AD Rules, also provided opportunity to all 

interested parties to present their views orally in hearing held on 12 . 12. 2017 . All the parties attending 
the oral hearing were requested to file their written submissions and also rejoinders. Such 

submissions were also examined by the Authority . 
18 . The Authority notes that the investigation has reached its conclusive stage and everything has been 

finalised . Now , when the disclosure statement was about to be issued to all the interested parties, M /s 


TI- 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Indian Solar Manufacturers Association , representing the applicant domestic industry has made a 

request to terminate the present investigation . 
19 . The request to terminate the present investigation has been made by the domestic industry under Rule 

14 ( a ) of the AD Rule vide its letter dated 27 .2 .2018 citing following reasons inter alia ; 
a ) Post- initiation the injury being suffered by the Indian producers on account of dumping has 

aggravated sharply . 
b ) Injury for the POI as claimed may not completely reflect such aggravated situation of injury and 

considering most recent data would be essential to bring on record such grave injuries currently 

being suffered by the domestic industry . 
c ) The imports of PUC from subject countries have increased substantially in the recent period 

coined with further reduction in prices . 
d ) Also , there is one larger producer (MPVSL ) who has started production subsequent to the POI 

determined . 
e ) Data from one more producer and also for a recent period is likely to strengthen claims of injury 

further. 
20 . The Authority notes that the Rule 14 (a ) of the Anti-Dumping Rules read as under ; 

14 . Termination of investigation . - The designated authority shall , by issue of a public notice, 
terminate an investigation immediately if - 
( a ) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry 

affected , at whose instance the investigation was initiated ; 
21. The Authority however notes that the reason cited by the domestic industry for termination of the 

petition is devoid of any merit. It is noted that every industry operates in dynamic market conditions 
and that injury position varies almost on day -to -day basis and so it is not something unique to this 
particular petitioner only. The Authority further notes that in every investigation the injury suffered , 
if any , by the domestic industry is bound to undergo change during the course of the investigation . 
The Authority therefore notes that if petitions start getting withdrawn on account of change in the 
injury to the petitioners during the course of the investigation , then it will lead to a chaotic situation . 
The Authority thus reiterates that the arguments advanced for withdrawal of the petition are not 

convincing. 
22 . However, the Authority notes that Rule 14 (a ) of the Anti- Dumping Rules does not grant any 

discretion to the Authority in the matter of termination of investigation , once the domestic industry 

files a written request for termination of the investigation . 
23 . Accordingly , in view of the request of the applicant and the provision in Rule 14 (a ) of the Anti 

Dumping Rules, the Authority is constrained to terminate the present anti-dumping investigation 
concerning imports of “ Solar Cells whether or not assembled partially or fully in modules or Panels 
or on glass or some other suitable substrates” originating in or exported from China PR , Taiwan and 
Malaysia initiated on 21.7 . 2017 vide Notification No.6 / 30 /2017 - DGAD . 


SUNIL KUMAR , Addl . Secy. & Designated Authority 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .04.02 19:22:42 
+ 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


